Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 93-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 25, 2022 (JYAISTHA 4, 944 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 25 मई, 2022 


संख्या 04/5 /2022-5B&R(E).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब इंजीनियर सेवा वर्ग-ना लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें 
शाखा) नियम, 4965 हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


4... ये नियम पंजाब इंजीनियर सेवा aii लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2022, 
कहे जा सकते हैं। 
2. पंजाब इंजीनियर सेवा वर्ग-ना लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें शाखा) नियम, 4965 में, नियम 8 में,- 


(i) उप-नियम (॥) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः- 
“(४) कोई भी व्यक्ति सेवा मे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती 
प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की 
आयु से अधिक का er" ; तथा 


(ii) Ws (ख) तथा (ग) का लोप कर दिया जाएगा | 


अनुराग रस्तोगी, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग | 


(84]) 


842 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAY 25, 2022 (JYST. 4, 944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
PUBLIC WORKS (BUILDINGS AND ROADS) DEPARTMENT 
Notification 
The 25th May, 2022 


No. 04/5/2022-5B&R(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Service 
of Engineers’ Class II, P:W.D. (Buildings and Roads Branch) Rules, 965, namely:- 


. These rules may be called the Punjab Service of Engineers’ Class II, P.W.D (Buildings and Roads Branch) 
Haryana Amendment Rules, 2022. 


2. In the Punjab Service of Engineers’ Class II, P.W.D (Buildings and Roads Branch) Rules, 965, in rule 8,- 
(i) for sub-rule (), the following sub-rule shall be substituted, namely:- 


“(l) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than 
eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the 
Commission or any other recruiting authority:”; and 


(ii) clause (b) and (०) shall be omitted. 


ANURAG RASTOGI, 
Additional Chief Secretary to Government of Haryana, 
Public Works (Buildings & Roads) Department. 


96l5—C.S.—H.G.P. Pkl. 


